REGISTERED NO . DL- 33001 / 92 


बिस्ट्री संख्या ही एल - 33001 / 92 


NE 


रायगय जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - - 


. : . - . 


-- - 


- 


- -- -- - - - - -- - . = -- - - - -- - - 


. . : 


- -- --- 


- - - - - 


- - - - - 


- - - - - 


- - - 


- 


सं०47 ] 

नई दिल्ली , शनिवार , नवम्बर 21, 1992 ( कातिक 30 , 1914 ) 
No. 47 ] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1992 (KARTIKA 30 , 1914 ) 
( इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ) 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 

विषय - सूची 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पृष्ठ 


पुष्ट 


861 


1231 


13 


माग [ - - .- 3 - - उप - खण्ड (iii ) - - भारत सरकार के 

मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मनालय भी 
शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों 
( संष शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर) द्वारा जारी किए मए सामान्य 
साविधिक नियों मोर साविधिक 
आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की 
अविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी 
अधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर 
जो भारत के राजपत्र के खण 3 

या खण 4 में प्रकाशित होते हैं ) 
मार 11 - - ण्ड 4 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा आरी किए गए 

मोविधिक नियम और आवेश . . 
भाग III - - बण 1- -- उग्य न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखा 

परीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेला 
विभाग पौर भारत सरकार से संबर 
मौर अधीनस्थ कार्यालयों भाग जारी 

की गई अधिसूचनाएं . . . 
भाग HI - - बग 2 - पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई 

पेटेन्टों और रिजाइनों से संबंधित 

मधिसूचनाएं और नोटिस . 
भाग III - - ण्ड 3 -~-मुरुप आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन 

अथवा द्वारा जारी की गई अधिगबनाए 
माग [[ [ - -सड 4 - -विविध अधिसूचनाएं जिनमें साविधिक 

निकायां द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , 
आदेश, विज्ञापन और. नोटिस शामिल 


2067 


भाग ! -- खण्ड 1--- (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के 

मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय वारा पारी 
की गई विधितर नियों , विनियमों , 

मावेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
भाग ! पण 2 - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार 

के मंत्रालयों भोर उच्चतम न्यायालय धारा 
जारी की गई सरकारी अधिकारियों की 
नियुक्तियों, पपोशातियों, छुट्टियों मावि 

के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं • • • 
माग I-- - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 

संकल्पों पर भसाविधिक बावेशों के 

सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . . 
भाग - गण - रक्षा मंत्रालय बारा जारी की गई 

सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , 
पदोमतियों , छुट्टियों भावि के सम्बन्ध 

में प्रषिसपनाएं . . . . 
भाग II - - बण 1 --- भधिनियम , अध्यादेश भोर पिनियम . 
भाग II--- वड 12 --- मधिनियमों, अध्यादेशों पौर विनियमों 

का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ 
भाग II-- - 2 - -विधेयक तया विधेयकों पर प्रबर 

समितियों के बिल तपा रिपोर्ट . . 
माग II - माण्ड 3 -- उप-बम (i ) - भारत सरकार के 

मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 
पौर केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित 
क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) 
द्वारा जारी किए गए सामान्य सावि 
धिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप 
के भावेश मौर उपपिधिमा भादि भी 

शामिल है) . . . . 
भाग II - खण 3 - उप -बम (ii) . - भारत सरकार के 

मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 
पौर केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संप 
शासित क्षेत्रों के प्रशासमों को छोड़ 
कर ) Eारा जारी किए गए साविधिक 

आदेश और मधिसूचनाएं . . 
* माको प्राप्त मन्त्री 
1 - 331 GL/92 


1123 


1341 


3781 


भाग 


IV .- - गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी 

निकापों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन 
मौर मोटिम 


पोटिल 


177 


___ माग 


माग 


V --- अंग्रेजी मोर हिन्दी दौमा में - 

मुस्प के आकड़ो को 
पाला अनुपूरक 


भोर 
बशारे 


( 861 ) 


862 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 21, 1992 (KARTIKA 30 , 1914 ) 


(Part 1 - SEL 1 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


CONTENTS 


PAGE 


PAGE 


PART II - SECTION 3 - SUB SEC . (iii ) Authoritativo 

texts in Hindi (other than such texts , Pub 
lished in Section 3 or Section 4 of the 
Gazette of India ) of General Statutory 
Rules & Statutory Orders ( including 

Byelaws of a general character) issued 
. by the Ministrios of the Government of 

India ( including the Ministry of Defence ) 
and by General Authorities (other than 
Administration of Union Territories) 


861 


1231 


PART II - SECTION 4 - Statutory Rules and Orders 

issued by the Ministry of Defence 


* 13 


PART III - SECTION 1 - Notifications issued by the 

High Courts,the Comptroller and Audi 
tor Goneral, Union Public Service Com 
mission , the Indian Government Rail 
ways and by Attached and Subordinate 
Offices of the Government of India 


2067 


1123 


PART 1 - SECTION 1 - Notifications relatiog to Non 

Statutory Rulos, Rogulatlans, Orders 
and resolutions issued by the Ministries 
of the Government of Tadla (other than 
the Ministry of Defence ) aod by the 

Supreme Court. . . . . 
PART I- SECTION 2 - Notifications regarding Ap 

pointments , Promotions, Leave etc. of 
Govornment Officers issuod by the Minis 
tries of the Government of India (other 
that the Ministry ofDefence) and by the 

Supromo Court . . . . . 
PART I - SECTION 3 -- Notificatlons relating to Roso 

lutions and Non -Statutory Orders 

19gued by the Ministry of Defenco . 
PART I - SECTION 4 - Notifications regarding Appoint. 

ments, Promotions, Loave etc. of Govern 
mont Officers issued by the Ministry of 

Dofonco , , , , , 
PART II - SECTION 1 - Acts, Ordinances and Regula 

tions . . . 
PART II - SECTION 1 - A - Authoritative texts in Hindi 

Languago of Acts, Ordinances and Re 
gulations , . . . 

. 
Part II- SECTION 2 - Bills and Roports of the Select 

Committee on Bills , . . . 
PART II — SECTION 3. — SUA - SBCTION (I) - Gonora 1 

Statutory Rules (Including Ordors , Byo 
laws, etc. of gonoral character) issued by 
the Ministrios of tho Governmont of 
India , (other than theMinitry of Defence ) 
and by Contral Authorities (other than 

the Administration ofUnion Territories) 
PART IT - SyCTION 3 -- SựD -SECTION ( ii) — Statutory 

Ordors and Notifcations issued by the 
Ministrios of the Government of India 
(other than theMinistry ofDefonco ) and 
by Contral Authorities ( othor than the 
Administration of Union Territories) . 


PART III - SECTION 2 - - Notifications and Notices 

issued by the Patent Office, relating to 
Patents and Designs . . . . 


1341 


PART III -- SECTION 3 -— Notifications issued by or 

under the authority of Chief Commis 
stoners . . . . . . 


PART III - SECTION 4 Miscellaneous Notifications 

including Notifications, Orders , Advertigo 
monts and Notices issued by Statutory 
Bodies . . . . . . 


3781 


PART IV -- Advertisements and Notices issued by 

Private Individugls and Private Bodics : 


177 


PART V - - Supplement showing Statistics of Births 

an ] Djaths eto , both in English and Hlodi 


* 


Folio No8 . not received 


भाग 1 - खण्ड 1] 


भारस का राजपत्र, नवम्बर 21, 1992 ( कातिक 30 , 1914 ) 


863 


भाग - खण्ड 1 

[ PART I - SECTION 1] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों, विनियमों , आवेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Non- Statutory Rales , Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of lgdia ( otber than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court ) 


उद्योग मन्त्रालय 
तकनीकी विकास महानिदेशालय 


4. श्री आर . एस . वैव , 

मुख्य कार्यकारी , 
आई० सी० आई० इन्डिया लि . , 
क्रिसेन्ट हाउस , 18, 
बालचन्द हीराचन्द मार्ग, 
बलाई एस्टेट, 
बम्बई - 400038 । 


श्री संजीव वर्मा, 
उप- माध्यक्ष , 
आई० सी० आई० इग्गिया लि . 
फासगरी रोग, सेवरी, 
सम्पई - 4000331 


मई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर 1992 

संकल्प 
सं० आर० एन० 9 ( 1 ) 02 - संकल्प सं० आर० एन० 9 ( 1) / 02 
दिनांक 23 सितम्बर, 1992 के क्रम में भारत सरकार ने उपर्युक्त अधिसूचना 
मे तपा मानव-निर्मित फाइबर उपोग की नामिका के संगठन में निम्न प्रकार 
से संशोधन करने का निर्णय किया है : - - 


--- सदस्य 


क० सं० के स्थान पर 
1. श्री सी० बाई गेस्टोन्ग , अध्यक्ष 

सेंचुरी एका० लि०, बख्तावर , 
सातो तल , नरीमन प्वाइन्ट , 
बम्बई - 400021 । 


ग . गोविन्द हरी सिंघानिया, उपा . 
ध्यक्ष तथा प्रमख निवेशक मै० 
जे० के० सिम्पेटिम्स लि०, अशोका 
एस्टेट, द्वितीय तल , 24, मारह 
खम्बा, रोड, नई दिल्ली । 


- सदस्य 
24 ए . 

श्री एफ० सी० रस्तोगी , निवेशक 
म . जे . के . सिम्येटिक्स लि . , 
अशोका एस्टेट, द्वितीय तल, 
24, पारहतम्मा रोड , 
मई दिल्ली । 

- सदस्य 
उपर्युक्त विवरण के अलावा, संकल्प का शेष संगठम दिनांक 23 
सितम्बर, 1992 वाला ही रहेगा । 

आवेश 
आदेश दिए जाते है कि संकल्प की . प्रति सभी संबंधितों 
को संचालित कर दी जाए । यह भी आदेश दिए जाते है कि संकल्प को 
सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये । 

मदन मोहन 
निवेशक ( प्रशासन ) 


- अध्यक्ष 


2. श्री अशोक गरवार , 

प्रबन्ध निदेशक , 
गरवारे नाइलाम्स लि , 
चन्द्रमुखी, नरीमण प्यान्ट, 
बम्बई - 400021 । 


- - अध्यक्ष 
श्री अशोक गरवारे , 
अध्यक्ष व प्रवन्ध निदेशक , 
मै० गरवारे नाइलाम्स लि०, 
चन्द्रमुखी, नरीमण पाइन्ट , 
बम्बई- 4000211 


- सदस्य 
29. श्री गोमय हरी सिंघानिया , 

उप अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , 
जे०के० सिन्येटिक्स लि . 
अशोका एस्टेट, द्वितीय तल , 
24, वारहखम्बा रोग , 
नई दिल्ली । 


-- - सह- अध्यक्ष 
श्री डी० बाई गेस्टोन्ये , 
अध्यक्ष , सेन्चुरी एन्का लि . 
सातवा तल , नरीमण प्वाइन्ट , 
बख्तावर, 
मम्बई - 4000211 


कल्याण मंत्रालय 

(प्रेम प्रभाग ) 

( अनुसंधाम यूनिट ) 
मई दिल्ली - 110001, दिमाक 8 सितम्बर 1992 

संकल्प 
सं० 4 - 5/ 92 ( भार )/ प्रेम -- सरकारी अधिसूचना संख्या पी0 6 - 24/ 
91 ( आर ) पी०आर०ई०एम०, दिनांक 31मार्च,1992 के भधिक्रमण में 
कल्याण मंत्रालय के लिए सामाजिक कल्याण अनुसंधान पर कल्याण 
मंत्रालय को सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का एतदारा पुनर्गठन 
किया जाता है । 


- - सवश्य 

- - सदस्य 
3. श्री एम० डी० बलाल, 

श्री० एम० डी० दलाल, 
. : तकनीकी निवेशक , 

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक , 
इन्डियन आरगेनिक मेमिकल्स लि . , इन्डियम मारगेनिक 
मेहता महल , 15-मैय्यू रोड, केमिकल्स लि . मेहसा महल , 15, 
बम्बई - 400004 । 

मैय्यू रोड, बम्बई - 400004 । 
--- सदस्य 


( 1 ) सामाजिक कल्याण, सामाजिक नीति और सामाजिक विकास , 

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जमजातियों के कल्याण में 
अनुसंधान के प्रयोग और समन्वय संपर्बन पर । 


864 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 21 , 1992 (कातिक 30 , 1914) , 


[ भाग I - - खण्ड 


सबस्प 


( 2 ) उपर्युक्त पणित क्षेत्रों में अनुसंधान के क्षेत्र की पहचान करमा । 
( 3) व्यक्तियों/ संगठनों से प्राप्त विभिन्न अनुसंधानात्मक प्रस्तावों / 

परियोजनाओं की जांच और अनुमोदन करना, भौर 
( 4 ) उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान संवर्धन से संबंधित किसी भी अन्य 

मामले पर । 


15. प्रो० ए० सी० मिन्हा, 

अध्यक्ष , 
समाज शास्त्र विभाग , 
पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय , 
शिलांग 


2. समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे : - - 

1. सचिव , भारत सरकार 
___ कल्याण मन्त्रालय 


अध्यक्ष 
( पवेन ) 


16. श्री एम० एल० सहारे , 

सदस्य 
महानिदेशक , 
डाँ० बाया माहेव राष्ट्रीय समाज विज्ञान संस्थान , 
64, आनन्द नगर , 
चितवाड़ रोड, मह --452001 

(जिला इन्दौर ) म०प्र० 
17. संयुक्त निदेशक ( आर० ) 

सदस्य -सचिव 
प्रेम प्रभाग , कल्याण मंत्रालय 


2 . संयुक्त सचिव ( एम एपड बी० सी० ) 

कल्याण मन्त्रालय 


सवस्य 
( पदेन ) 


3. संयुक्त सचिव ( एस० डी० ) 

कल्याण मंत्रालय 


सस्वय 
(पन) 


4. संयुक्त सचिव ( एस० सी० पी० ) 

कल्याण मन्त्रालय 


सदस्य 
( पवेन ) 


5. संयुक्त सचिव (टी० डी० ) 

कल्याण मन्त्रालय 


सदस्य 
( पवेन ) 


3. समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा जैसे कि 
1 सितम्बर, 1992 से लेकर 31 अगस्त, 1994 तक । तथापि, सरकार किसी 
भी समय समिति का पुनर्गठन कर सकती है । 

4. समिति की सदस्यता के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं 
दिया जायेगा । तथापि , सरकारी सवस्यों द्वारा इस कार्य के सम्बन्ध में 
की गई यात्रा के लिए यात्रा भना/वैनिक भत्ता आदि दिया जायेगा जोकि 
उनके कार्यालय के ऊपर लागू होने वाले नियमों के अनुरूप होगा । 
गर- सरकारी सवस्य बैठक में भाग लेने के लिए की गई यात्रा के 
सम्बन्ध में भारत मरकार प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को यथा स्वीकार्य 
यात्रा भत्ता /वैनिक भत्ता के लिए पात्र होंगे । 


6. संयुक्त सचिव ( एच० इम्ल्यू ) 
कल्याण मन्त्रालय 


सदस्य 
( पदेम ) 


सदस्य 
( पदेन ) 


आदेश 


7. सलाहमार ( समाज कल्याण ) , 

योजना आयोग 
8. भारत के महापजीयक , 

गृह मन्त्रालय 
9. महानिदेशक , 

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन , 
नई दिल्ली 


सदस्य 
( पवेन ) 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
किया जाए । 


सवस्य 
( पदेन ) 


एम० एस० परित , 

संयुक्त सचिव 


सदस्य 


सदस्य 


10. प्रोफेसर डी० बी० पी० राजा , 

निवेशक , 
मदुरै समाज विज्ञान संस्थान, 
अलगर कोईल रोग, 

मारै - 625002 (त० मा० ) 
11. प्रो० मिराज-उद-दीन, 

मिवेशक , 
अकादमी स्टाफ कॉलेज , 
काश्मीर विश्वविद्यालय , 

श्रीनगर - 190008 
12. प्रो० पी० के० भौमिक , 

विज्ञान विभाग , 
फलकत्ता विश्वविद्यालय, 
फलकत्ता 


जल संसाधन मंत्रालय 
मा विल्ली, दिनांक 18 अगस्त, 1992 

संकल्प 
सं० 1/ 92 मि० स० 12/ 46/ 91 -70 10 - फ० ५० परि – फरका 
बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति के गठन के सम्बन्ध में 
इस मन्त्रालय के दिनांक 9 शूम , 1989 के संकल्प सं0 3/ 1/ 86 - फ०१० 
परि० में आंशिक संशोधन करते हुए, इस तकनीकी सलाहकार समिति 
का पुनर्गठन निम्न प्रकार करने का निर्णय लिया गया है : -- 
1. सबस्य ( अभिकल्प और अनुसंधान ) 

अध्यक्ष 
केन्द्रीय जल आयोग । 
2. निदेशक , केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान शाला , सदस्य 


सवस्य 


पुणे । 


सवस्य 


सदस्य 


13. डा० आर० एम० वर्मा, 

अध्यक्ष , सामाजिक कार्य विभाग , 
विल्ली विश्वविद्यालय , 
दिल्ली - 110007 


3. अध्यक्ष, गंगा माढ़ नियंत्रण आयोग , 

पटना । 
( विकल्प : सदस्य गंगा पार नियन्त्रण आयोग ) । 
4. कलकत्ता पत्तन न्यास के प्रतिनिधि 
5 . भू-सल परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि 
6 मुख्य इंजीनियर, सिंचाई और जल मार्ग , 

पश्चिम बंगाल मामा । 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


14 प्रो० ( श्रीमती ) एम० जे० आप्ते , 

टाटा समाज विज्ञान संस्थान , 
सियम दाम्मे रोड, 
अम्बर्ग -- 400088 


सवस्य 


- - 


- - 


भाग - - बण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , नवम्बर 21 , 1992 ( कातिक 30 , 1914 )। 

865 
-- -- - -- - - - -- --- - -- - - - - - - 
7. प्रमुख इंजीनियर, सिचाई विभाग , 

सदस्य 

और वाणिज्यिक उपयोग, को भी सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रपति , 
__ बिहार सरकार । 

सभी पिछले आवेशों/ अनुदेशों के अतिक्रमण में शहरी विकास मंत्रालय के 

अधीन राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की इस प्रकार पुनर्सरचना करने के 
3. प्रो० सी० आर० एस० पिल्ल , 

सदस्य 

आवेश करते है : -- 
सिपिल अभियांत्रिकी विभाग , 
आई० आई० टी०, खड़गपुर (बिहार ) । 

(i ) पुनर्गठित राष्ट्रीय भवन निर्माण , संगठन शहरी विकास मन्त्रालय 
9. श्री एस० एम० विस्वास , 

सदस्य 

के अधीन एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता रहेगा 
( सेवा निवृत्त - मुख्य हाईड्रोलिक अभियन्ता , 

और शहरी विकास मंत्रालय में आवास मामलों के प्रभारी 
कलकसा पसन न्यास ) । 

निदेशक / उप सचिव इस संगठन के पदेन निदेशक के रूप में 

कार्य करेंगे तथा विभागाध्यक्ष के सभी सबिधिक के वित्तीय 
10. महाप्रबन्धक , 

सदस्य सचिव 

शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 
फरक्का बराज परियोजना । 

( ii ) इसके पश्चात , भवन निर्माण सामग्रियों /भवन डिजाइनों भावि से 
आवेश 

संबंधित तकनीकी कार्य प्रौद्योगिकी मन्तरण और उपयोग के लिए 
आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प राज्य सरकारों, भारत सरकार 

तय किए गए इस मंत्रालय के अधीन संस्थानों द्वारा किए जायेंगे । 
के मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक , प्रधान मंत्री के 

( iii ) पुनर्गठित व्यवस्था में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के मुख्य 
कार्यालय , राष्ट्रपति के सचिव और योजना आयोग की सूचना के लिए 

कार्य इस प्रकार होंगे :- - 
भेजा जाए । 

( क ) आवास , एकक्षीकरण , मिलान , समम्पय , विश्लेषण के 
यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपन्न 

समाजोर्थिक पहलुओं का अध्ययम और सर्वेक्षण एवं भवन 
. में प्रकाशित किया जाये और पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया 

निर्माण और आवास आंकड़ों का प्रसार, राष्ट्रीय आवास 
जाए कि वह इसे सार्वजनिक सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित 

मीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रबंध 
करें । 

सूचना प्रणाली का संगठन तथा स्थापना । 
आर० एल० परवीप , 

( ख ) आवास स्थिति पर आषास जनगणना और प्रतिवर्ण सर्वेक्षण 
अतिरिक्त सचिव 

से संबंधित क्रियाकलापों का संगठन और समन्वय । 


( ग ) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन , निरन्तर आधार पर आश्रय 

संकेतकों और आवास योजनाओं के मिलान , भण्डार , 
सुधार और सूचना के प्रसार करने तथा आश्रय से 
संबंधित सूचना के आवान-प्रदान पर संयुक्त राष्ट्र और 
अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ नेटवर्क के उद्देश्य 
से केन्द्र तथा राज्य और स्थानीय अभिकरणों , वित्तीय 
संस्थानों और सभी सांख्यिकीय अभिकरणों के साथ ताल 
मेल बनायेगा एवं यू० एन० रिजनल सेन्टर फार एस्केप 
के रूप में भी कार्य करेगा । 


( घ ) आवास और शहरी विकास से सम्बर सांख्यिकीय और 

समाजोर्षिक कार्य तथा संगणिकृत डाटा बैंक के माध्यम 
से उचित आंकड़ों को समुचित म.प से रखना । 


शहरी विकास मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त , 1992 
विषय :- -शहरी विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का 

पुनर्गठन । 
सं० मो0 - 17024/ 58/ 90 - आवास - I --- प्रौद्योगिकी अन्सरण और 
आवास आंकड़ों के प्रयोग एवं प्रसार के लिए शहरी विकास मंत्रालय 
के नियंत्रणाधीन एक संपरा कार्यालय के रूप में भारत सरकार द्वारा 1954 
में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की स्थापना की गई थी । राष्ट्रीय आवास 
मीति की रूपरेखा के भीतर प्रौद्योगिकी अन्तरण की दीर्घावषि नीति 
एवं आवास नीति के लिए सूचना पति की बढ़ती हुई आवश्यकता के 
सवर्भ में संगठन के पुनर्गठन की आवश्यकता पर सरकार द्वारा जांच की 
जा रही है । यह पाया गया है कि वर्तमान विभागीय ढांचे और क्षेत्र 
में विविध सुविहता और उद्यमियों की सुगमता में इसकी स्वाभाविक 
सीमाओं के भीतर प्रवर्शन स्तर से घरेलू उपयोग एवं वाणिज्यिक उपयोग 
की चरम सीमा तक अब अपेक्षित नवाचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी अन्तरण 
के लिए सम्पूर्ण क्रियाकलापों के प्रभावी निपटान में राष्ट्रीय भवन निर्माण 
संगठम समर्प महीं रहा है । यह महसूस किया जाता है कि राष्ट्रीय 
भवन निर्माण संगठन का प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य अधिक लचीले और 
स्वायत्त संस्थान को अन्तरित करने की आवश्यकता है जबकि राष्ट्रीय 
भवन निर्माण संगठन के समाजोथिक और सांख्यिकीय कार्यों पर पल 
वेने और विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है । 

2. प्रबन्ध सूचना प्रणाली और आवास भवन निर्माण क्रियाकलापों 
से जो विभिन्न सम्य समाजोषिक एवं सांखिकीय कार्यों को सुबह करने के 
लिए राष्ट्रीय आवास मीति के अन्तर्गत विद्यमान अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए 
तथा सभी स्तरों पर अधिक प्रभावी और व्यवस्थित प्रौद्योगिकी अन्तरण जिससे 
बड़े पैमाने पर प्रसार , कम लागत तक नवागार प्रौद्योगिकी का उपयोग 


( स) फिल्मों का सम्पावन ,निर्माण और बितरण, स्लाईड प्रस्तुती 

करण , आवास और शहरी विकास क्रियाक्लापों से संबंधित 
तकनीकी पैम्पलेटों सहित प्रकाशनों का पिनियम और 
आपूर्ति तथा तकनीकी साहित्य इत्यादि का भी एकती. 
करण एवं प्रलेखन । 


3. पुनर्गठित राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन में मोघे दर्शाए गए कार्यों 
__ का निष्पादन करने के लिए विभिन्न कार्यात्मक प्रभाग होंगे । 
( i ) समाजोर्थिक प्रभाग : इस प्रभाग के प्रमुख एक संयुक्त निदेशक 

होंगे और वे निम्नलिखित कार्यों को निष्पावित करने के लिए 
उत्तरवायी होंगे : - - 


( क ) आवास, एकत्रीकरण , मिलान , समम्बय, विश्लेषण के 

समाजोषिक पहलुओं का अध्ययन और सर्वेक्षण और 
भवन-निर्माण एवं आवास आंकड़ों का प्रसार तथा इस 
प्रयोजनार्थ देशव्यापी नेटवर्क की व्यवस्था और स्थापना 
करना । 


866 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 21 , 1992 ( कातिक 30 , 1914 ) 


[ भाग I ... ण्ड 1 


निर्माण मंगठम के पक्षेम निवेशक को रिपोर्ट करेगा । हिन्दी का भी इस 
एकक के अधीन आयेगा । 


( ख ) भारत के महापंजीयक और अन्य संबंधित संगठनों 

के सहयोग से आवास जनगणना से संबंधित क्रियाकलापों 

की व्यवस्था और समन्वय कार्य । 
( ii ) प्रबन्ध सूचना प्रणाली और डाटा बैंक प्रभाग : 

यह प्रभाग त्रिस्तरीय पद्धति की स्थापना, सामाजिक आवास योजनाओ 
के कार्यान्वयम के बारे में आंकड़ों का रखरखाष , आंकड़े एकत्रीकरण 
विश्लेषण और मंगणीकृत डाटा बैंक के माध्यम से आवाम के बारे में 
सूचना का विश्लेषण और प्रसार, प्रकाशकों का विनियम और आपूर्ति , 
प्रदर्शनों और भाषणों आदि के माध्यम से श्रव्य-दृश्य सामग्रियां तैयार 
करना भीर उमका प्रसार करने सहित आवाम और शहरी विकास से 
मंबधित क्रियाकलापों के मांगियकीय कार्यों के लिए उत्तरदायित्व है । एम 
प्रभाग का प्रमुख मंयुक्न निवेणक , प्रबन्ध सूचना प्रणाली होगा । 

( iii ) प्रशासनिक एकक : 


___ 4. उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरूप , पुनर्गठित राष्ट्रीय भवन निर्माण 
संगठन में तीन कार्यात्मक प्रभागों और सबिसिंग एककों में कर्मचारियों 
को पुनः लगाने के पश्चात उनकी अन्तिम स्वीकृत संन्या 70 होगी जैसा 
कि इस अधिसूचना के अनुलग्नक में दर्शाया गया है । पदों के सृजन , 
समाप्त करने और ममायोजन महिन उपर्युक्त निर्णयों से उत्पन्न विद्यमाम 
पदों में अधिकारियों और कर्मचारियों को पुनः सनात करने के बारे में अलग 
से आदेश जारी किए जाएंगे । कर्मचारियों की परिणामी पुम सैनाती 
सरकारी अनुमोवन की आगे जांच की शर्त पर : महीने की अवधि के 
भीतर की जाएगी । 


__ पुन . नैनाती का कार्य पूर्ण होने तक विद्यमान स्टाफ अपने विस मान 
पदों पर स्थानापन्न तौर पर कार्य करता रहेगा । 


यह एकक राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन से संबंधित सभी प्रशासनिक 
और व्यवस्था ( हाऊम किर्पिग ) कार्यों को करेगा । वह एकक राष्ट्रीय भवन 


के ० एस० श्रीपति , 
निवेशक ( आवास ) 


अनुलग्नक - 1 


पुनर्गठित राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का संगठनात्मक चार्ट 

निवेशक ( आवास ), शहरी विकास मंत्रालय 
( पवेम-निदेशक , राष्ट्रीय भषन निर्माण संगठम ) 


सामाजोर्षिक प्रभाग 


सेवा एकक 


प्रबन्ध सूचना प्रणाली 
( 1 ) संयुक्त निदेशक - 1 


( 1 ) संयुक्त निवेशक - 1 


प्रशासन तथा हिम्बी एमक 


पुस्तकालय 


( 2 ) उप निवेशफ - 1 


( 2) उप निवेशक - 2 
( 3 ) अनुसंधान अधिकारी - 8 
( 4 ) बरिष्ठ अनुष्क - 11 


सामाजोथिक प्रभाग में वर्शाये 
गए अनुसंधान अधिकारियों 
और वरिष्ठ अनुष्कोंद्वारा 
महायता की जाएगी ) 


( 1 ) सहायक निदेशक - 1 

( प्रलेखन ) 
( 2 ) पुस्तकाध्यक्ष- 1 
( 3 ) परिचर - 1 


संगणीकृत डाटा बैंक 


( 3 ) बरिष्ट प्रणाली विश्लेषक - 1 
( 4 ) प्रणाली विश्लेषक - 1 
( 5 ) प्रोग्रामर - 1 


( 1 ) अनुभाग अधिकारी - 1 
( 2 ) महायक - 2 
( 3 ) उच्च श्रेणी लिपिक - 3 
( 4 ) अबर श्रेणी लिपिक - 3 
( 5) आशुलिपिक ग्रेड सी -- 2 
( ७) आशुलिपिक ग्रेड " "-2 
( 7 ) हिन्दी अनुवादक - 1 
( 8 ) लाईमर - 1 
( 9 ) वफ्तरी - 2 
( 10 ) चपरासी - 7 
( 11 ) गैस्टेटनर आपरेटर - 1 
( 12 ) चौकीदार - 2 
( 13 ) मफाई कर्मचारी - 2 
( 14 ) फराश - 1 
( 15 ) टेलीफोन आपरेटर - 1 


फोटो यूनिट 
( 1 ) फोटो आफिसर - 1 
( 2 ) फोटोग्राफर - 1 
( 3 ) डार्कसम सहायक - 1 


( 6 ) कम्प्यूटर आपरेटर - 2 
( 7 ) डाटा एन्ट्री आपरेटर - 3 


( 4 ) परिबर - 1 

कुल पद . . . . 70 
( कार्यात्मक एकक में तकनीकी 
पद - 32 


( सेवा एकक में सकनीकी पद - 5 ) 


( सेवा एकक में प्रशासनिक अमु 
सचिवीय पद - 33 ) 


( * ) हिन्दी टाइपिस्ट के पद एक को शामिल करते हुए । 
टिप्पणी : -- नये पदों , यया आवश्यक के संजन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी । 


PART I SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 21 , 1992 (KARTIKA 30 , 1914 ) 


867 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVE 

LOPMENT) 
Now Delhi, the 22nd October 1992 

RESOLUTION 
No. RN /9 ( 1 ) / 92 / 557 . - In continuation of Resolution No. 


RN / 9 ( 1) |92 dated the 23rd September, 1992, the Govern 
ment of India have docided to amend the above Notification 
and amond the composition of the Panel for Mar -Made Fibre 
Todustry ag under - 


For 
S . No. 
1 , Shri D . Y . Galtonde, President , 

Century Epke Ltd ., Bakhtawar , 
7th Floor, Narimani Point, 
Bombay-400021. 


Road 
Dr. Govind Hari Singhania , 
Vice -Chairman & Managing 
Director , 
M / s. J. K . Synthetics Ltd ., 
Ashoka Estato , 2nd Floor , 
24, Barakhamba Road , 
Now Delhi. 


Chairman 


Chairman 


2 . Shri Ashoka Garwaro, 

Managing Director , 
Garware Nylons Ltd ., 
Chandramukhi, 
Nariman Point , 
Bombay -400021. 


Shii Asliok Garware , 
Chairman & Managing Director, 
M / s . Garware Nylons Ltd ., 
Chandramukhi, Nariman Point, 
Bombay -21, 

Co- Chairman 
Shri D . Y . Gaitonde , 
President , 
Century Enka Ltd , 
Bakhtawar , 7th Floor , 
Nariman Point , 
Bombay - 400021. 

Member 


Member 
20 . Shri Govind Hari Singhania , 

Vice- Chairman & 
Managing Director , 
J . K . Synthetics Ltd ., 
Ashoka Estate, 2nd Floor, 
24 , Barakhamba Road , 
New Delhi, 

Member 
3 . Shri M . D . Dalal, 

Technical Director , 
Indian Organic Chemicals Ltd ., 
Mehta Mahal, 15, Mathew Road , 
Bombay -400004 . 

Member 
4 . Shri R . S . Vald , 

Ohef Executive . 
ICI India Ltd ., 
Crescent House , 19 , Balchand 
Harichand Marg . Balard Estate , 
Bombay- 400038 . 


Shri M . D . Dalal, 
Jolnt Managing Director 
Indian Organic Chemicals Ltd ., 
Mehta Mahal, 13 , Mathew Road , 
Bombay- 400004. 

Member 
Shri Sanjeev Verma. 
Vice President 
ICI India Ltd ., 
Fibres Division , 
Fogbery Road , Sewri, 
Bombay-400033. 

Member 
Shrl F . C . Rustogi, 
Director 
M / s. J. K . Synthetics Ltd ., 
Ashoka Estato , 
2nd Floor, 
24, Barakhamba Road , 
New Delhi, 

Member 


Member 


248 . 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


Except for the details indicated above , the rest of the com 
position of the Resolution dated the 23rd September , 1992 
romains the same. 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicate 
to all concerned . Ordered also that the Resolution be publish 
cd in tho Gazette of India for general information . 

MADAN MOHAN , 
Director ( Administration ) 


- - - - - - - - - - - - - - - 
Notification No. 5 - 24 / 91 ( R ) / PREM dated 31st March , 1992 , 
the Advisory Committee on Social Welfare Regoarch for the 
Ministry of Welfaro is hereby reconstituted to advise the 
Ministry of Welfare . 
( i) on promotion / coordination and utilisation of re 

search in social wolfare , social policy and social 
development, Scheduled Castes Welfare and Scheduled 

Tribes Welfare . 
( ii ) to identify areas of research in the fields mentioned 

above . 
( 11]) to screen and approve of various research proposals / 

projects received from individuals / organisations , and 
( iv ) on any other matter relating to promotion of research 

in the said Aelds. 
2 . The Committee will have the following members : 

Chairman (Ex - officio ) 
1. Secretary to tho Government of India 

Ministry of Welfare . 


MINISTRY OF WELFARF. 

(PREM DIVISION ) 

(RESEARCH UNIT ) 
New Delhi- 110001, the 8th September 1992 

RESOLUTION 
No . 4 -5 / 92 ( R ) / PREM . -- In supertension of Government 


868 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 21, 1992 (KARTIKA 30 , 1914 ) (PART I - Sec . 1 


- 


Members Ex -officio 


MINISTRY OF WATER RESOURCES 


New Delhi, the 18th August 1992 


2 . Joint Secretary (M & BC ) 

Ministry of Welfare . 


RESOLUTION 


3 . Joint Secretary (SD ) 

Ministry of Welfaro . 
4 . Joint Secretary ( SCD ) 

Ministry of Welfare . 
5 . Joint Secretary ( TD ) 

Ministry of Welfare . 


No. 1 / 92 - 12 / 46 /91-GD - FBP . - In partial modification of 
this Ministry s resolution No. 3 / 1 / 86 - FBP dated 9th Juno , 
1989 regarding constitution of the Technical Advisory Com . 
mittee of Farakka Barrage Project, it has beon decided to 
re -constitute the Technical Advisory Committee as follows : 


Chairman 


1 . Member ( Design and Research ) 
Central Water Commission . 


6 . Joint Secretary (HW ) 

Ministry of Welfaro . 
7 . Adviser ( Social Welfaro ) 

Planning Commission . 
8 . Registrur General of India , 

Ministry of Home Affaire. 


Members 


2 . Director 

Contral Water & Power 
Research Station 


Punc . 


3 . Chairman , 

Ganga Flood Control Commission . 
Patna . 
( Alternative - Member , 
Ganga Flood Control 
Commisslon ) 


9 . Director General, 

Central Statistical Organisation 
New Delhi. 

Members 
10 . Prof. D . V . P . Raja 

Director , 
Madhural Institute of Social Sciences 

Alagar Koil Road , Madural -625002 ( T.N .) 
11 . Prof. Miraj-ud - din 

Director , 
Academic Staff College , 
University of Kashmir, Srinagar- 190006. 


4 . Representative of the 

Calcutta Port Trust . 
5. Representative of the 

Milnstry of Surface Transport 
6 . Chief Engineer 

Irrigation & Waterways Department 
Government of West Bepgal. 


12 . Prof. P . K . Bhomick , 

Department of Anthropology , 

Calcutta University , Calcutta . 
13. Dr. R . M . Verma, 

Head Deptt. of Social Work 
Delhi Unlversity , Delbl-110007. 


7 . Engineer- in -Chief 

Irrigation Department 
Government of Bihar 


14 . Prof. (Mr .) M . J. Apte , 

Tata Institute of Social Sciences . 
Sion Trombay Road , Bombay -400088 , 


8. Prof. CRS Pillal, 

Civil Engineering Department, 

NIT , Kharagpur, Bihar . 
9 . Shri A . N . Biswas , 

( Retired Chiof Hydraulic Engineer 
Calcutta Port Trust ) 

Member- Secretary 
10 . General Manager, 

Farakka Barrage Project . 


15 . Prof, A . C . Sinba , 

Head , Doptt . of Sociology 

North Eastern Hill University , SHILLONG . 
16 . Mr, M . L . Shaharo , 

Director General, 
Dr. Baba Saheb National Institute of 
Social Sciences , 64, Anand Nagar, 
Chitwad Road , MHOW - 452001 (Distt . Indore) M . P . 


ORDER 


ORDERED that the above Resolution be communicated to the 
State Governments . the Ministries of the Goveroment of 
India , the Comptroller and Auditor General of India , the 
Prime Minister s Omce . the Secretary to the President of India 
and the Planning Commission for information . 


Member-Secretary 
17. Joint Director (R ) 

PREM Division , Ministry of Welfare. 
3 . The tenure of the members of the Committeo will be 
two years i.o . from 1st September , 1992 to 31st August, 1994 . 
Govornment however , may , reconstituto the Committee at any 
time. 


ORDERED also that the Resolution he published in the Gazette 
of India and the Government of West Bengal be requested 
to publish the same in the State Gazette for general infor 
mation . 


R , L . PRADEEP , Addl. Secy . 


4 . No remuneration will be paid for membersbip of the 
Committee . The official members will, however , be entitled to 
draw TA /DA , etc . for tho Journeys undertaken by them in 
connection with this assignment in accordanco with the rules 
applicable to them from their respective offices . The non 
official members of the Committes will be entitled to TA /DA 
for their Journeys to attend meetings ag admissible to officers 
of First Grade of the Government of India . 

ORDER 
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

New Delhi, thọ 25th August 1992 


Subject : Restructuring of National Bullding Organlgation of 

tho Ministry of Urban Development. 


India . 


M . S . PANDIT , Jt . Secy . 


No. 0 - 17024 / 50 / 90 . - -National Buildings Organisation 
(NBO ) was established by the Government of India in 1954 


PART 1 - SEC. 11 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 21, 1992 (KARTIKA 30, 1914 ) 


869 


( d ) Statistical and socio -economic functions con 

Dected with housing and urban development 
and proper upkeep of data through coinputeris . 
cd data bank 


and diglepment to under the 


usnon -"attachôd office under the control of the Ministry of 
Urban Development for technology transfer and experimental 
tion and dissemination of housing statistics. The Govern 
mont has been examining the need for rostructuring the orga 
nisation in the context of the long term policy of technology 
transfer within the framework of National Housing Policy 
and the increased need of the Information System for Hous 
ing Policy . It has been found that within the present depart 
inental setup and its inherent limitations in accessing varied 
cxpertise and entrepreneurs in the field , NBO has not been 
able to address effectively the whole range of activities now 
needed for effectivo transfer of innovative techpology from 
tho demonstration stage to the culminating stage of household 
use and commercial application . It is felt that the function , 
of NBO in the technology sido needs to be transferred to a 
more flexible and autonomous institution , while NBO s socio 
economic and statistical functiong need to be emphasised and 
cxpanded . 


le ) Editing, production , distribution of films, slide 

presentation , exchange and supply of publica 
tions including technical pamphlets relating 
to housing and urban development Activities, 
also collection and documentation of technical 
literature, etc. 


functional 


3. The icytructured NBO will have various 
Jiv sions performing the jobs as shown below : 
(i) Socio - Economic Division 


This division will be headed by a Joint Director and 
will be responsible for performing the following func 
tions - 


( a ) Sludies and survey of socio - economic aspects of 

housing collection , collation , coordination , analysis 
and diasomination of building and housing statistics 
and also organising and setting up of a country 
wide network for this purpose . 


2 . Having regard to the current requirements under 
National Housing Policy to strengthen the management infor 
mation system and various other rolated Socio - economic and 
statistical functions connected with housing and 
building activities, and also to ensure more effective and sys 
tomatic technology transfer at all levels involving large kulc 
dissemination , uge and commercial application of low cost 
and innovative technology , the President, in supersession of 
all previous orders / instructions, is pleased to order restructur 
ing of the National Building Organisation under the Ministry 
of Urban Development og under :- - 


16 ) Organisation and coordination of activities relating 

to housing census in collaboration with Registrar 
General of India and other concerned organisa 
tions 


( i) MIS and Data Bank Division 


(i) The restructured NBO will continue to function as 

an attached office under the Ministry of Urban 
Development and the Director /Deputy Secretary 
incharge of Housing in the Min . of Urban 
Development will function as the ex -oficio Director 
of the organisation and will exercise all statutory 
and financial powers of Head of Department. 


This Division will bo responsible for performing the 
statistical functions concerning housing and urban develop 
ment activities including establishment of a Three - Tior 
System , maintenance of data regarding implementation of 
social housing schemes, data collection , analysis and dissemi 
nation of information regarding housing through computoria 
ed Data Bank , bringing out publications, distribution, 
exchange and supply of publications, proparation of audio 
vignal materials and their dissemination through shows, 
lectures etc . This Division will be headed by a Joint 
Director, MIS 


( ii ) The technical functions relating to Building 

Materials / Building Designs etc . will henceforth be 
carried out by the institutions under the Ministry 
devised for technology transfer and application . 


(iii ) The major functions of the NBO in Ity reštructured 

form will be : 


( ili) Administrative Unit 


This unit will peiform all administrative and houso kcop 
ing jobs relating to NBO . This Unit will report to ex 
officio Director, NBO . The Hindi Cell will also como 
under this Unit 


( a ) Study and survey of socio- economic aspects of 

housing, colicction, collation , coordination , 
analysis and dissemination of building and lous 
ing statistics , organisation and setting up of a 
Management Toformation System to monitor 

implementation of National Housing Policy . 
16 ) Organisation and coordination of activities 

relating to housing cenour and sample surveys 
on housing condition , 


4 . Consequent to tho above decisions, the Anal sanctioned 
strength of the restructured NBO in the three functional 
divisions and servicing units after redeployment of staff will 
bo 70 posts as indicated in tho Annexure to this notification . 
Separate orders will be issued regarding creation , abolltion 
and adjustment of posts as well as redeployment of officon 
and stati in existing posts arising out of the above decisions. 
The consequential redeployment of staff will be carried 
out within a period of six months, subject to further 
examination with Government approval. 


( c ) Maintaining liokages with Central and State 

and local agencies , financial institutions and all 
statistical agencies in order to collate, store , 
retrieve and disseminato information on shelter 
indicators and housing schemes on a conti 
nuous basis and to network with UN and 
other international agencies on exchange of 
information relating to shelter and will also 
function as the UN Regional Centre for 
ESCAP . 


Till the redeployment is completed the existing staff will 
continue to officiate in their current positions. 


k S . SRIPATHI. Director (Housing ) 


870 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 21, 1992 (KARTIKA 30 , 1914 ) [ PART 1 - Sec . 1 ] 


ANNEXUREI 


ORGANISATIONAL CHART OF RESTRUCTURED 

NATIONAL BUILDING ORGANISATION 
DIRECTOR (HOUSING ), MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

(Ex- Oficio Director, NBO) 

- -, - , - - - - - - - - - 
SOCIO ECONOMIC DIV. MANAGEMENT INFOR 

SERVICE UNITS 
MATION SYSTEM 


-- 


- - - 


- - - 


- - - - 


- - - - 


- - - - 


- - - - 


(i) Joint Director , . . . . . 
( ii) Dy. Director .. . . . . 2 
(iii) Research Officer . . . . 8 
( iv ) Sr. Investigator . . . . 11 


- - - - 


- 


- - - 


- 


. . 


- 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


ADMINISTRA 
(ij Jurnt Director . . ! TION & HINDI 
( ii ) Dy. Director , 

UNIT 

LIBRARY PHOTO UNIT 
( To be serviced by Ke 
Search officiis & investiga 
tors shown under Socic 

(1) Asstt. Direc - (i) Photo Ofi 
Economic Division .) (i) S.O . ,. .. . tor (Doc) . .. 1 cor .. . ... . .. 1 

( ii ) Asstt .. . .. ( ii) Librarian ... (ii) Photogra 
COMPUTER DATA ( iii) UDCs . .. . ( iii) Attendant. I pher . . . . . . . 1 
BANK (iv ) LDC . . . . 3 

( iii ) Darkroom 
-- -- - - - - - - - - - - - (v ) Steno 

Asstt . . . . . . . 1 
Gd. C .. . 2 

( iv ) Attendant . . 1 
(vi) Steno 
( iii) Sr. System 

Gd. D . . . ? 
Analyst . . .. . . . . (vii ) Hindi 
( iv ) System Analysi .. ! Translator, 1 
( v) Programmer, . . . . ) ( viii) Drivor . . . . 1 
(vi) Computer 

(ix ) Daftry . . . . 2 
Operator . . . . . . . ? (x ) Poon . . . . . 7 
( VII) Data Entry 

(xi) Gest. 
Oporator . . . . . . . . 3 Operator . . 1 

( xii) Chowki 

dar . . . . . . , 
(xiii ) Sweeper. .. 2 
( xiv ) Farash .. . ! 
(KV ) Telephonc 

Operator . 1 
(* * ) Including one post of Hindi Typist. 


TOTAL NUMBER OF POSTS . . . . . . 70 


[ Technical Post in Functional Unit . . . 32 

Technic ::1 Posts in Service Units . . . 5 
Y Administrative /Ministerial posts in 
1 Sorvico Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 


NOTE : - -Proceduro for the creation of new posts , wirerever nocossary , will be followed . 


5745 , TTT TTT tu , TiaTaTa TRT ATGTT TE VE57T* frun forati ATT PRETT, 1992 
Irinted by Ilse Manager, Govt. of India Press , Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delbl, 1992 


